निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 626 ) 


20 ज्येष्ठ 1937 ( श ) 
पटना, बुधवार , 10 जून 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना शुद्धि पत्र 

17 अप्रील 2015 
सं0 22 / नि0 सि0 ( सिवान)- 11 - 01 / 2010 / 914 — विभागीय अधिसूचना संख्या 267 दिनांक 27 .01. 15 में 
उल्लिखित दिनांक 22. 09. 14 से निलंबन मुक्त करते हुए के स्थान पर दिनांक 01. 06 . 11 से निलंबन मुक्त पढ़ा जाय । 
इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 626-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


